रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2324 ] 
No. 2324 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


3590 GI / 2022 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 31052022-236134 

- 


CG - DL - E - 31052022-236134 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 30 , 2022 / ज्येष्ठ 9 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , MAY 30 , 2022 / JYAISTHA 9 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 मई , 2022 


का.आ. 2451 ( अ ) . – केन्द्रिय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के 
खंड ( क ) द्धारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , का प्रयोग में केंद्रीय सरकार इस प्रकार संलग्न अनुसूची के कॉलम ( २ ) में 
उल्लेखित अधिकारीयों को अधिकृत करती है | आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी 
अधिनियम के तहत इस तरह के प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्तम्भ ( 3 ) की प्रविष्टि में 
निर्दिष्ट भू - खण्ड के संबंध में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य में भारतमाला परियोजना चरण- II ( लॉट -9 पैकेज -3 ) के तहत 
वाराणसी से कोलकाता तक 4/6 लेन ( ग्रीन फील्ड ) एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी रिंग रोड किमी 0 + 000 
( बरहुली गांव के पास ) से किमी 610 + 417 एनएच -16 ( उलुबेरिया गांव के पास ) , हावड़ा जिला , पश्चिम बंगाल राज्य तक । 
( उत्तर प्रदेश , बिहार , झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य ) पीआईयू वाराणसी के अंतर्गत किमी 0 + 000 से किमी 101 + 000 
तक के निर्माण ( चौड़ीकरण / चार लेन बनाने , बाईपास आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे दी गयी अनुसूची 
के स्तम्भ ( 5 ) , ( 6 ) और ( 7 ) में क्रमशः उल्लिखित जिलों , तालुकों , और गांवों के लिए सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करती है । 


( 1 ) 


4 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


D.L.A.O Rohtas | 74KM 

To 

101KM 


BIHAR ROHTAS 


Sheosagar 


Sasaram 


Tilouthu 


1 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


2 Bhairopur - 445 

Kochari - 456 

4 Kusdehra - 457 

5 Dekhari - 399 

Babura - 398 

Ora - 760 


7 


Uchauli - 393 


1 

2 Tendua - 303 

3 


Darigawan - 325 


Karserua - 305 


1 Amra - 278 

2 Bahera - 271 

3 Malpura - 276 

4 Rakian Bigha - 277 

5 Bhadsa - 280 

6 Saraiya - 279 

7 Panraria - 281 


[ F. No. 11015 / 5 / PDVaranasi / Bharatmala / 2021-22 ] 
RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.05.31 16:09:05 + 05'30 ' 


